Del 
: 
: 
. 


OUR 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 फाल्गुन , 1939 ( श० ) 
16 मार्च, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 272 


राँची, शुक्रवार , 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
21 अप्रैल, 2017 ई० । 


संख्या-06 / अभि०- 22 / 01 / 2010-2191 / 


प्रेषक , 


शिवप्रसन्न राम , 
सरकार के अवर सचिव । 


सेवा में , 


श्री अबु इमरान , 
संयुक्त सचिव , गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , 
झारखण्ड, राची । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 16 मार्च, 2018 
श्री राज कमल मिश्रा , 
संयुक्त सचिव, 
सह अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग , 
झारखण्ड, राची । 


श्री राजकुमार सिंह , 
उप निदेशक, अभियोजन, निदेशालय , 
संयुक्त सचिव , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , 
झारखण्ड, राची । 


विषयः THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT. 1967 से संबंधित बैठक 

की तिथि का निर्धारण के संबंध में | 
महाशय , 

उपर्युक्त विषयक के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 
4761, दिनांक 5 अक्टूबर , 2016 के द्वारा UAPA से संबंधित मामलों की अभियोजन स्वीकृति पर 
विचार करने हेतु त्रिसदस्यीय प्राधिकारी समिति का गठन किया गया है । उक्त समिति में आप 
अध्यक्ष/ सदस्य / सदस्य सचिव मनोनित है | 

उक्त क्रम में विभाग द्वारा UAPA से संबंधित मामलों की समीक्षा/ स्वीकृति हेतु प्रत्येक 
माह की 15 एवं 30 तारीख को आहूत करने का निर्णय लिया गया है | 


ह०/-( अस्पष्ट ), 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 272 -- 50 


